निबंधन संख्या पी0टी0-40 





सत्यभेव जयते 


बिहार गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 फाल्शुन 1942 (210) 
(S10 पटना 132) पटना, शुक्रवार, 26 फरवरी 2021 








बिहार विधान परिषद्‌ सचिवालय 





अधिसूचना 
24 फरवरी 2021 

सं0 वि.प.अ.प्र.- 33/2021- 219(1) /वि.प. -- बिहार विधान परिषद्‌ में लोक जनशक्ति पार्टी 
की एक मात्र सदस्य श्रीमती नूतन सिंह जो द्विवार्षिक निर्वाचन, 2015 में सहरसा एवं मधेपुरा एवं सुपौल 
स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई थीं, ने दिनांक- 23.02.2021 को भारत का संविधान 
की दसवीं अनुसूची के पैरा-4 के उप पैरा-2 के अधीन लोक जनशक्ति पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में 
विलय कर लेने संबंधी माननीय उप मुख्य सचेतक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार विधान परिषद्‌ द्वारा 
प्रतिहस्ताक्षरित पत्र माननीय कार्यकारी सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ को सुपुर्द किया | 

माननीय कार्यकारी सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ ने भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के 
पैरा-4 के उप पैरा- 2 के अधीन माननीया सदस्य श्रीमती नूतन सिंह से प्राप्त पत्र के आलोक में बिहार 
विधान परिषद्‌ में लोक जनशक्ति पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय की मान्यता प्रदान करने की 
कृपा की है। फलस्वरूप विधिक प्रावधानों के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ही श्रीमती नूतन सिंह का 


राजनैतिक दल समझा जाएगा | 




















माननीय कार्यकारी सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ के आदेश से , 


विनोद कुमार, 
कार्यकारी सचिव | 





अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 


बिहार गजट (असाधारण) 132-571+10-डी0टी0पी0। 
Website: http://egazette.bih.nic.in 








